रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 /99 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 1 
PARTI _ Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 44 ] 
No. 44 ] 


नई दिल्ली , शक्रवार , मार्च 10 , 2000 / फाल्गुन 20 , 1921 
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 10 , 2000 /PHALGUNA 20 , 1921 


वाणिज्य मंत्रालय 

शुद्धि - पत्र 

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2000 
विषय : इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया , थाईलैंड तथा ताइवान से नायलान टायर कोर्डफाइबर ( एनटीसीएफ ) के आयातों से संबंधित 

पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम । 

सं. 31 /1 / 98- डीजीएडी. - 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की 
पहचान, उन पर लगने वाले शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्द्वारा 
स्पष्ट करते हैं कि दिनांक 22 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं. 31/1/ 98 - डीजीएडी के पैरा 17( ii ) में थाइलैंड के सभी अन्य निर्यातकों के संबंध 
में डम्पिंग मार्जिन की प्रतिशतता 17 . 28 प्रतिशत के स्थान पर 170 . 28 प्रतिशत पढ़ी जाए । 


रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी 
MINISTRY OF COMMERCE 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 10th March , 2000 
Subject : Anti- Dumping investigation concerning imports of Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) from Indonesia , 

South Korea , Thailand and Taiwan - Final Findings. 

No. 31 / 1/98 -DGAD . . The Designated Authority , having regard to the Customs Act, 1975 as amended in 1995 
and the Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti -dunping Duty on Dumped Articles and for Determination 
of Injury) Rules, 1995 , hereby clarifies that the percentage of Dumping Margin in respect of all other exporters from 
Thailand in Para 17 ( ii ) of the Notification No . 31/ 1/98 - DGAD dated the 22nd February , 2000 may be read as 170 . 28 % 
in place of 17. 28 % . 

RATHI VINAY JHA , Designated Authority 


748 


GI/ 2000 


Printed bythe Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


